सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 787 


10 अश्विन, 1938 ( श० ) 
राँची, रविवार , 

2 अक्टूबर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

23 सितम्बर, 2016 
संख्या:-7/ स्था०-810 / 2015 का० 8284-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5884 दिनांक 
13 जुलाई , 2016 द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के श्री सुधीर कुमार , प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण 
विभाग , संप्रति -उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए अधिसूचित , का स्थानांनतरण पथ निर्माण 
विभाग के पत्रांक 72/ स०को० दिनांक 23 सितम्बर, 2016 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में 
बजटीय कार्यों से संबद्ध होने के कारण दिनांक 31 मार्च, 2017 तक स्थगित किया जाता है | 


झारखंड के राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 787 - 50 | 


